


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 /2012 - 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


सत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 378 ] 


. रायपुर , मंगलवार , दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 . 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 41/2019 / 18 . - छ . ग . नगरपालिका अधिनियम 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की 
धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , नगर पंचायत कुसमी , 
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित 
करता है : 


755 


756 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


- 


- 


- 


1 . 


कुसमी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये 
अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है । 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया 
जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


महात्मा गांधी वार्ड 


चन्द्रशेखर वार्ड 


इंदिरा गांधी वार्ड 


विनोबा भावे वार्ड 


पं0 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 


सरदार भगत सिंह वार्ड 


मौलाना अ. कलाम आजाद वार्ड 


सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 


राजीव गांधी वार्ड 


बाल गंगाधर तिलक वार्ड 


सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


मदन मोहन मालवीय वार्ड 


डॉ . भीमराव अंबेडर वार्ड 


डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


__ _ 


756 (1) 


756 ( 1 ) 


- 


कुसमी नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक - 01 महात्मा गांधी वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में घुन्सी के मकान से पूर्व की ओर नसीमा 
के मकान तक । 
नसीमा के मकान से दक्षिण की ओर पूराना चीर घर मस्जीद तक । 
पूराना चीर घर मस्जीद से पश्चिम की ओर छत्रपति के मकान तक । 
छत्रपति के मकान से कंजिया बाई - पास रोड़ से उत्तर की ओर 
घुन्सी के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 02 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में ठसर के मकान से पूर्व की ओर सीताराम 
के मकान तक । 
सीताराम के मकान से दक्षिण की ओर शासकीय अस्पताल तक । 
शासकीय अस्पताल से मेन रोड़ होते हुए पश्चिम की ओर लक्ष्मण के 
मकान तक । 
लक्ष्मण के मकान से उत्तर की ओर ठसर के मकान तक । 


पश्चिम दिशा: 


वार्ड क्रमांक - 03 इंदिरा गांधी वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में धनेश के मकान से पूर्व की ओर अपसाना 
के मकान तक । 
अपसाना के मकान से दक्षिण की ओर पूर्व सार्वजनिक शौचालय 
तक । 
पूर्व सार्वजनिक शौचालय से पश्चिम की ओर मेन रोड़ होते हुए पूर्व 
जनपद पंचायत कार्यालय भवन तक । 
पूर्व जनपद पंचायत कार्यालय भवन से उत्तर की ओर धनेश के 
मकान तक । 


दक्षिण दिशा: 


पश्चिम दिशा: 


वार्ड क्रमांक - 04 विनोवाभावे वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में स्वागत गेट के पास निसार के मकान से 
मेन रोड़ होते हुए पूर्व की ओर जल संसाधन कार्यालय भवन तक । 
जल संसाधन कार्यालय भवन से दक्षिण की ओर किसुन के मकान 
तक । 
किसुन के मकान से पश्चिम की ओर पुष्पवाटिका होते हुए पिताम्बर 
के मकान तक । 
पिताम्बर के मकान से उत्तर की ओर स्वागत गेट के पास निसार के 
मकान तक । 


दक्षिण दिशा: 


पश्चिम दिशा: 


756 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


- 


वार्ड क्रमांक - 05 पं0 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 
पष्चिम दिशा: 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


दक्षिण दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में दुर्गा मडंप से मेन रोड़ होते हुए पूर्व की 
ओर कमलापुरी किराना दुकान तक । 
कमलापुरी किराना दुकान से सी . सी. रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर 
हनुमान मंदिर तक । 
हनुमान मंदिर से पश्चिम की ओर जगमनी के मकान तक । 
जगमनी के मकान से उत्तर की ओर दुर्गा मडंप तक । 

वार्ड क्रमांक - 06 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में शिवा के मकान से सी . सी . रोड़ होते हुए 
पूर्व की ओर माल्टु के मकान तक । 
माल्टु के मकान से दक्षिण की ओर नसरूल्ला के मकान तक । 
नसरूल्ला के मकान से पष्चिम की ओर जगन्नाथ के मकान तक । 
जगन्नाथ के मकान से उत्तर की ओर सिंचाई कालोनी होते हुए 
शिवा के मकान तक । 

वार्ड क्रमांक - 07 सरदार भगत सिंह वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में भगत होटल से पूर्व की ओर मेन रोड़ होते 
हुए साल्दा खातुन के मकान तक । 
साल्दा खातुन के मकान से दक्षिण की ओर गुलाम रब्बानी (डिस्को ) 
के मकान तक । 
गुलाम रब्बानी (डिस्को) के मकान से सी . सी. रोड़ होते हुए पश्चिम की 
ओर समीर होटल तक । 
समीर होटल से उत्तर की ओर भगत होटल तक । 
वार्ड क्रमांक - 08 मौलाना अ . कलॉम आजाद वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में बड़ी मस्जीद से पूर्व की ओर निजाम के 
मकान तक । 
निजाम के मकान से सी . सी . रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर मेन रोड़ 
में लवनाथ के दुकान तक । 
लवनाथ के दुकान से पश्चिम की ओर बिरेन्द्र के मकान तक । 
बिरेन्द्र के मकान से उत्तर की ओर किसान पारा होते हुए बड़ी 
मस्जीद तक । 
___ वार्ड क्रमांक - 09 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में हदीश के मकान से पूर्व की ओर असलम 
के मकान तक । 
असलम के मकान से दक्षिण की ओर सी . सी . रोड़ होते हुए प्रयाग 
गुप्ता के मकान तक । 
प्रयाग गुप्ता के मकान से पश्चिम की ओर मेन रोड़ होते हुए बंधन 
के मकान तक । 
बंधन के मकान से उत्तर की ओर मेन रोड होते हुए हदीश के 
मकान तक । 


पश्चिम दिशा: 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


दक्षिण दिशा: 


पश्चिम दिशा: 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


756 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक - 10 राजीव गांधी वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में रामावति के मकान से पूर्व की ओर दिलिप 
गुप्ता के मकान तक । 
दिलिप गुप्ता के मकान से दक्षिण की ओर मनोरंजन भवन तक । 
मनोरंजन भवन से पश्चिम की ओर शिव मंदिर होते हुए उदय सिंह 
के मकान तक । 
उदय सिंह के मकान से उत्तर की रामावती के मकान तक । 


पश्चिम दिशा: 


वार्ड क्रमांक - 11 बालगंगाधर तिलक वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में हलिम के मकान से पूर्व की ओर मेन रोड़ 
अशोक के मकान तक । 
अशोक के मकान से मेन रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर खेल मैदान 
तक । 
खेल मैदान से पश्चिम की ओर फुलमनी के मकान तक । 
फुलमनी के मकान से उत्तर की ओर हलिम के मकान तक । 


दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


वार्ड क्रमांक - 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में बालक हाई स्कूल से पूर्व की ओर 
महाविद्यालय होते हुए बेनगंगा नदी तक । 
बेनगंगा नदी से दक्षिण की ओर लाखु राम के मकान तक । 
लाखु राम के मकान से पश्चिम की ओर ठींग बांध तक । 
ठींग बांध से उत्तर की ओर सी . सी . रोड़ होते हुए बालक हाई स्कूल 
तक । 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 


पश्चिम दिशा: 


वार्ड क्रमांक - 13 मदन मोहन मालवीय वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में मुजीब के मकान से पूर्व की ओर ठींग 
बांध तक । 
ठींग बांध से दक्षिण की ओर प्रभावती के मकान तक । 
प्रभावती के मकान से सी . सी . रोड़ होते हुए पष्चिम की ओर रंजीत के 
मकान तक । 
रंजीत के मकान से उत्तर की ओर मुजीब के मकान तक । 
वार्ड क्रमांक - 14 डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड 
उत्तर पश्चिम के कोना में ओम प्रकाश सोनवानी के मकान से पूर्व 
की ओर रामसाय के मकान तक । 
रामसाय के मकान से दक्षिण की ओर ठिभू के मकान तक । 
ठिभू के मकान से पश्चिम की ओर सोनामुनी के घर तक । 
सोनामुनी के घर से उत्तर की ओर ओम प्रकाश सोनवानी के मकान 
तक । 


उत्तर दिशा: 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


756 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


- 


वार्ड क्रमांक - 15 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


उत्तर दिशा: 


उत्तर पश्चिम के कोना में अजीत के मकान से पूर्व की ओर पास्कल 
के मकान तक । 
पास्कल मकान से दक्षिण की ओर नुनू राम के मकान तक । 
नुनू राम के मकान से पश्चिम की ओर कैलाश के मकान तक । 
कैलाश के मकान से उत्तर की ओर अजीत के मकान तक । 


पूर्व दिशा: 
दक्षिण दिशा: 
पश्चिम दिशा: 


दक्षिण दिशाः - जलाशम के मकान 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव. 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 / 07 / 2019 
एफ 1 - 41 / 2019 / 18 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 41 / 2019 / 18 दिनांक 12 . 07 . 
2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप सचिव. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


GOTTHI 


T5998 , farlich 16 


Taig 2019 


756 ( 5 ) 


Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July , 2019 


NOTIFICATION 


No . F 1 -41/2019 /18. - In exercise of the powers conferred by sub section 
( 1 ) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the 
State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat 
Kusmi., Distt . Balrampur- Ramanujganj as per shedule given Below : 
1 . Divides Nagar Panchayat Kusmi. into 15 wards and described the limits 

of each ward as shown in schedule . 
Notified that one councilor shall be elected from each such 
ward . 

SCHEDULE 


S .No. of ward 


Name of the ward 


Mahatma Gandhi Ward 


Chandrashekhar Ward 


Indira Gandhi Ward 


Vinoba Bhave Ward 


Pt. Jawaharlal Nehru Ward 


Lal Bahadur Sastri Ward 


Sardar Bhagat Singh Ward 


Moulana A Kalam Ajad Ward 


Subhash Chandra Bose Ward 


Rajeev Gandhi Ward 


Bal Ganga Dhar Tilak Ward 


Sardar Valabh Bhai Patel Ward 


Madan Mohan Malviya Ward 


Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward 


Dr. Rajendra Prashad Ward 


756 ( 6 ) 


THE T6143 , feria 16 JAN 2019 


Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Kusmi. 


North - 


East 


WARD NO . 01 - MAHATMA GANDHI WARD 
In the corner of North East the Residence of Ghunsi To East Side 
at the house of Nasima. 
From the house of Nasima To In the South Side Of Old Cheer 
House Masjid . 
From Old Cheer House Masjid To West Side Chatrpati House. 
From Chatrpati House To By - Pass Road North Side Residence of 
Ghunsi . 


South 
West 


North 


East 


WARD NO . 02 - CHANDRASHEKHAR WARD 
In the corner of North East the Residence of Thasar To East Side at 
the house of Seetaram . 
From the house of Seetaram To In the South Side at the Govt 
Hospital . 
From Govt Hospital To Main Road West Side at the house of 
Laxman . 
From the house of Laxman To North Side Thasar House . 


South 


West - 


North 


East 


WARD NO . 03 - INDIRA GANDHI WARD 
In the corner of North East the Residence of Dhanesh To East Side 
at the House of Afsana . 
From the House of Afsana To In the South Side at the Public 
Toilet . 
From the Public Toile To Main Road West Side Old Office of 
Janpad Panchyat . 
From the Old Office of Janpad Panchayat To North Side Dhanesh 
House . 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 04 - VINOBA BHAVE WARD 
In the corner of North East the Welcome Geat near Nisar House 
To East Side at the Department ofwater resources offce . 
From the Department of water resources offce To the South Side 
at the House of kishun . 
From the House of Kishun To West Side at the House of 
Pitambar. 
From the House of Pitambar To North Side Welcome Geat near 
Nisar House . 


South 


West - 


STTANTE 159 , fatich 16 ECTS 2019 


756 ( 7 ) 


North - 


East 


WARD NO . 05 - PT . JAWAHARLAL NEHRU WARD 
In the corner of North East the Durga Mandap To Main road East 
Side at the Shope of Kamlapuri . 
From the Shope of Kamlapuri To C . C . Road In the South Side at 
the Tempal of Hanuman . 
From the Tempal of Hanuman To West Side House of Jagmani. 
From the House of Jagmani To North Side Durga Mandap . 


South 
West - 


North - 


East 


of 


WARD NO . 06 - LAL BAHADUR SASTRI WARD 
In the corner of North East the House of Shiva To C .C . Road 
East Side at the House of Maltu . 
From the House of Maltu To In the South Side at the House 
Nasrulla . 
From the House of Nasrull To West Side at the House of 
Jagarnath . 
From the House of Jagarnath To North Side House of Shiva . 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 07 - SARDAR BHAGAT SINGH WARD 
In the corner of North East the Bhagat Hotal To East Side at the 
House of Salda Khatun . 
From the House of Salda Khatun To In the South Side at the 
House of Gulam Rabbani (Disko ). 
From the House of Gulam Rabbani (Disko ) To C .C . Road West 
Side At the Sameer Hotal. 
From the Sameer Hotal To North Side Bhagat Hotal . 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 08 - M . ABDUL KALAM AJAD WARD 
In the corner of North East the Badi Masjid To East Side at the 
House of Nijam . 
From the House fo Nijam To C . C . Road In the South Side at the 
Main Road Shope of Lavnath . 
From the Shope of Lavnath To West Side At the House of 
Virendr. 
From the House of Virendr To North Side of Badi Masjid . 


South 


West - 


756 ( 8 ) 


STAG 175197 , fertich 16 HCTE 2019 


North 


East 


WARD NO . 09 - SUBHASH CHANDRA BOSH WARD 
In the corner of North East the House of Hadish To East Side at 
the House of Aslam . 
From the House of Aslam To C .C . Road In the South Side at the 
House of Pryag Gupta . 
From the House of Pryag Gupta To Main Road West Side At the 
House of Bandhan . 
From the House of Bandhan To Main Road North Side House of 
Hadish . 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 10 - RAJEEV GANDHI WARD 
In the corner of North East the House of Ramawati To East Side at 
the House of Dilip Gupta . 
From the House of Dilip Gupta To In the South Side at the 
Receration Hall . 
From the Receration Hall To Shiv Tempal West Side At the 
House ofUday Singh . 
From the House of Uday Singh To North Side House of 
Ramawati . 


South 


West - 


North 


East 


WARD NO . 11- BAL GANGA DHAR TILAK WARD 
In the corner of North East the House of Halim To Main Road East 
Side at the House of Ashok . 
From the House of Ashok To Main Road In the South Side at the 
Play Ground. 
From the Play Ground To West Side At the House of Fulmani. 
From the House of Fulmani To North Side House of Halim . 


South 
West - 


North 


East 


WARD NO . 12 - SARDAR VALABH BHAI PATEL WARD 

In the corner of North East the Boys High School To East Side at 
the College To Benganga River . 
From the Benganga River To In the South Side at the House of 
Lakhu Ram . 
From the House of Lakhu Ram To West Side At the Thing Dam . 
From the Thing Dam To C . C . Road North Side at the Boys High 
School 


South 
West - 


ETTITANIC 175145 , farligt 16 JM 


2019 


756 ( 9 ) 


North - 


East 


WARD NO . 13 - MADAN MOHAN MALVIYA WARD 
In the corner ofNorth East the House of Mujeeb To East Side at 
the Thing Dam . 
From the Thing Dam To In the South Side at the House of 
Prabhawati. 
From the House of Prabhawati To C . C . Road West Side At the 
House Ranjeet . 
From the House of Ranjeet To North Side at the House of Mujeeb . 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 14 - DR . BHIM RAO AMBEDKAR WARD 
In the corner of North East the House of Om Prakash Sonwani To 
East Side at the House of Ram Sai. 
From the House of Ram Sai To In the South Side at the House of 
Thibhu . 
From the House of ThiBhu To West Side At the House of 
Sonamuni . 
From the House of Sonamuni To North Side at the House of Om 
Prakash Sonwani. 


South 


West - 


North - 


East 


WARD NO . 15 - DR . RAJENDRA PRASHAD WARD 
In the corner of North East the House of Ajit To East Side at the 
House of Paskal. 
From the House of Paskal To In the South Side at the House of 
Nunu Ram. 
From the House of Nunu Ram To West Side At the House of 
Kailash . 
From the House ofKailash To North Side at the House of Ajit . 


South 


West - 


By order & In the name ofGovernor of Chhattisgarh , 

R .EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


